IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 952 राँची, सोमवार , 


11 दिसम्बर, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
4 अक्टूबर , 2017 


संख्या -3/नि०सं०- 09 -20 / 2017 का .-10254 -- श्री शाहिद अख्तर, झा०प्र०से०, उप सचिव , राजस्व 
पर्षद , झारखण्ड, राँची का दिनांक 22 जुलाई , 2017 से 10 अगस्त , 2017 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 952- - 50 


